सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या - 642 राँची , गुरुवार , 


31 अगस्त, 2017 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
30 अगस्त , 2017 

शुद्धि पत्र 


संख्या -8/ गठन / 107/ 2015/ न०वि०आ०-5597-- नगर विकास एवं आवास विभाग 
झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-2072, दिनांक 11 जून , 2015 द्वारा पाकुड़ नगर 
परिषद् वर्ग ख में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या अवधारण संबंधी कंडिका -5 
के कॉलम - 10 में टंकण भूल के कारण कुल वार्डों की संख्या- 20 अंकित है, जबकि उसी 
कंडिका-5 में वार्ड एवं पार्षदों की संख्या- 21 अंकित है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 31 अगस्त , 2017 
2. वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार पाकुड़ नगर परिषद् वर्ग ख की 
जनसंख्या 45840 होने के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्डों) की संख्या-21 एवं 
पार्षदों की संख्या भी 21 होगी । 
3. अतः विभागीय अधिसूचना सं० -2072 , दिनांक 11 जून , 2015 में पाकुड़ नगर 
परिषद् वर्ग ख में कुल वार्डों की संख्या - 21 एवं पार्षदों की संख्या- 21 पढ़ा जाए | 
4. अधिसूचना सं०-2072, दिनांक 11 जून , 2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी | 
5. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 642-- 50 


